1772 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 20 , 1982 ( ASAR. 29, 1904 SAKA) 


( PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक . 28 मई , 1982 
क्रमांक 759-ज-( II ) -82/18156 .-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सोपे 
गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मोहर खान, पुत्र श्री हसतम खान, गांव जयसिंहपुरा , तहसील 
हथोन , जिलः फरीदाबाद . को रवी 1976 से खरीफ : 1979 · तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी 1980 से 300 रुपये 
वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

शुद्धि -पत्र 

दिनांक 28 मई ,. 1982 
क्रमांक 455 - ज- II - 82 /18161.- हरियाणा सरकार , राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 25 38 
ज .[[- 81/1446 , दिनांक 13 जनवरी, 1982 • जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 16 फरवरी , 1932 को प्रकाशित 
हुई है, की चौथी कतार में "रवी 1975 की बजाये " रबी 1973 " पढ़ा जाए । 

दिनांक 31 मई , 1982 
क्रमांक 757 - ज (II )-82/18365 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सोपे गए अधिकारों का 
प्रयोग . करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री दृवारी लाल, पुन श्री हरदवारी लाल , गांव. घारौली, तहसील झज्जर, जिला रोहतक 
को खरीफ़ 1973 से 200 रुपये वार्षिक रबी 1975 से 250 रुपये वार्षिक . तथा रबी, 1980 से 400 रुपये वार्षिक 
कीमत वाली. युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 711 -ज ([[ ) -3 ? 18359.--पूर्वो पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
परशः गा है और उसमें प्राज ता संगोपन किया गया है ) को बार 2 ) ( 1 ) नया 3(14) के अनुसार सोने गए अधिकारों का प्रयोग 
करो हुए हरियाणा के राजपाल , श्री देव का नाम, पुत्र श्री रम नाथ, गांव गढ़ी बलब , तहसील व जिला रोहतक, को खरीफ 
1974 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युवं जागीर सनद में 
दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 9 जून , 1982 
कमांक 745 - ज ( I) -82/19495: -- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राण तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौपे गए अधिपारो का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती राम कौर, विधवा श्री मानक चन्द, गांव डालावास , तहसील दादरी , जिला 
विमानो को रखो , 1969 में रखी 1970 तक 100 काये वार्षिक , खरीफ, 1970 से खरीफ़ 1979 तक 150 रुपये . 
वार्षिक तयां रबी 1980 से 350 ये धार्षिक कीमत वालो पुत्र जागीर. सनद में दो गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

टी ० . प्रार ० तुली , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
HOUSING BOARD HARYANA 

The 13th July , 1982 . . 
No. 66/ 9/ HHB/.- In exercise of the powers conferred by section 74 of the Haryana 
Housing Board Act, 1971 ( Haryana Act No .. 20 of 1971 ) and • of all . other 

other powers enabling it 
in . this behalf , the Housing Board , Haryania with the previous sanction of the Government 
of Haryana , --vide their me.mo No. 3/ 4/ 82-1 Awas, dated 8th July , 1982 makes the follow 
ing amendment in Housing Board Haryana : ( Allotment , . Management and Sale of Tenements ) 

Regulations, 1972, published , -vide notification No. HHB- 72/ 6678 , dated 22nd November, 1972 in 
• Haryana Government Gazette , Part III , . 

Clause 2 ( w ) of Hire Purchase Tenaccy Agrtcmont ( Form A of Regulation 11 (4 ) 
shall be substituted as under : 

" If after the receipt of the final bills for the construction of tenement or as the 

result of land award or arbitration proceeding or enhancement in cost of land on any 
account, the Board considers it necessary to revisc the prics , already specified , it may 
do so and determine the final price payable by the hirer who shall be bound by 
this determination and shall pay dues , if any , between final price so determined and 
price paid by him including the price paid in lump sum , provided that po change in 
the price shall be made after 7 years from the date of allotment. 

( Sd.) 

Secretary 
Housing Board Haryana . 


. 


। 


.. 


.. 


